निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 790 ) पटना , बुधवार , 15 सितम्बर 2021 


I 6208 @ vils & 01 & 04 @ 2021 & 9543 @ KEE 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

27 अगस्त 2021 
श्री शिव कुमार राउत , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक -532 / 2019 को विभागीय अधिसूचना संख्या -7398 
दिनांक 26.08.2020 द्वारा निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गोपालगंज के पद 
पर पदस्थापित किया गया । परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी , मोहनियां , कैमूर के पद का प्रभार सौपने के उपरांत भी 
अधिसूचित पद पर कमर दर्द होने की सूचना देकर लम्बे समय तक योगदान नहीं करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के 
आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5313 दिनांक 18.05.2021 द्वारा श्री राउत को निलंबित किया गया । तदुपरांत 
श्री राउत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 7569 
दिनांक 26.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । उक्त क्रम में श्री राउत द्वारा अपना स्पष्टीकरण ( पत्रांक -01 
दिनांक 13.08.2021 ) समर्पित किया गया । 

स्पष्टीकरण में श्री राउत द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी , मोहनियां का प्रभार 
सौपने के उपरांत उनके कमर में काफी दर्द हो जाने एवं चिकित्सारत् रहने , परिवार कोरोनाग्रस्त हो जाने , पिताजी की 
मृत्यु आदि कारणों से अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण नहीं कर सके । 

श्री राउत के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर 
पर की गयी । सम्यक विचारोंपरांत पाया गया कि श्री राउत को अधिसूचित पद पर योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण कर 
सूचित करने का निदेश विभागीय स्तर से दिया गया । परन्तु उनके द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित 
पद पर योगदान नहीं किया गया । पुनः विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्थायी पता पर पत्र भेजते हुए दिनांक 
15.03.2021 तक योगदान करने का निदेश दिया गया । उक्त पत्रों की प्रति उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा गया तथा 
उन्हें दूरभाष पर भी अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु कहा गया । लेकिन उनके द्वारा सरकार एवं विभाग के 
उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया । अधिसूचित पद पर 
योगदान नहीं करना श्री राउत के कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री शिव कुमार राउत का स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया जाता है तथा सरकार एवं 
विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उन्हें निलंबन 
मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली –2005 ( समय - समय पर यथा 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2021 


संशोधित ) के नियम -19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम -14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित 
किया जाता है : 

( क ) निन्दन ( वर्ष 2020-2021 ) | 
( ख ) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक तथा 

( ग ) निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 
निलंबन से मुक्त होने के पश्चात श्री राउत पूर्व अधिसूचित पद ( निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गोपालगंज ) पर योगदान करेगें । 

vinske vinsk fn ; kt krk gStd bl la M dhift fogljik i = dsvxysvl KHj.k 
ve eai ' kr fd ; kt k r Plki Hhl aak dit nht k A 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ela fjkt u valj h 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 790-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


